PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 18 , 2008 ( PHGN. 28 , 1929 SAKA) 


373 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 26/28 फरवरी, 2008 


क्रमांक 158 - ज-2-2008/ 7636. - श्री हजारी लाल पुत्र स्व ० श्री राम कुमार निवासी गांव नांगल कालिया , जिला नारनौल व 
तहसील नारनौल को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), ( 1ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1291 - ज -1-73/19763 , दिनांक 30 जून , 1973 द्वारा 150/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । 
इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक, अधिसूचना 
क्रमांक 2944- ज-2-93 / 15918, दिनांक 26 जून, 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434- ज- 2-2002/ 
9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5000/- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 


2. अब श्री हजारी लाल की दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री हजारी लाल की पत्नी श्रीमती सरुपी देवी के नाम खरीफ 2007 से 5000/- रुपये वार्षिक की संशोधित 
दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


एस ० सी ० गोयल , 


चण्डीगढ़ : 


संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार , 
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग । 


दिनांक 6 फरवरी, 2008 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 3 मार्च, 2008 


- 


क्रमांक 235- ज-2-2008/7906.--- श्री राम किशोर पुत्र स्व ० श्री रामजीवन गांव मोहल्ला मिश्रवाडा, जिला व तहसील नारनौल को पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1632- ज-1-1976/ 28243, 
दिनांक 9 सितम्बर, 1976 द्वारा 150 /- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज-1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93 / 15918,दिनांक 
26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434- ज-2-2002/9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 
5000/- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 


2. अब श्री राम किशोर की दिनांक 18 नवम्बर , 2007 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री राम किशोर की पत्नी श्रीमती गायत्री देवी के नाम खरीफ 2007 से 5000/ - रुपये वार्षिक की संशोधित 
दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


आर ० वी ० खरबन्दा , 


चण्डीगढ़ : 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 


दिनांक 22 फरवरी, 2008 


राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग । 


